सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

21 आश्विन 1936 ( श० ) 
संख्या 506 राँची , सोमवार 

13 अक्टूबर , 2014 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
30 सितम्बर, 2014 


संख्या:-3/ स्था0-803 / 2012 का . 9780 --विभागीय अधिसूचना संख्या 9348 दिनांक 
16 सितम्बर , 2014 द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री चन्द्रशेखर झा , अवर सचिव, समाज कल्याण, 
महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत झारखण्ड राज्य महिला आयोग, रांची, संप्रति - नगर विकास 
विभाग, झारखण्ड, रांची के लिए अधिसूचित, का स्थानांतरण आदेश विलोपित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


योगेन्द्र दूबे , 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 506 - 50 | 


